रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 . 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1018]] 
No . 1018] 


नई दिल्ली , सोमवार , मई 28 , 2012 / ज्येष्ठ 7 , 1934 
_____ NEW DELHI , MONDAY, MAY 28 , 2012/JYAISTHA 7, 1934 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 मई , 2012 
का . आ . 1232( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2288( अ ), तारीख 28 सितम्बर, 2011 , जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , 
उप - खण्ड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा तमिलनाडु राज्य के डिन्डीगुल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 एक्सटेशन के 
2/ 750 कि . मी. से 37 / 800 कि . मी. ( डिन्डीगुल - थेनी और कुमुली सेक्शन) तक के भू - खण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का .. 
बनाने , आदि) , अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने 
आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा ( 3 ) के अधीन तारीख 23 नवम्बर , 2011 को 
" दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस " और " डेली थांथी " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 


। 


दे दी है। 


अतः, अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन 
के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

___ और अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप- धारा ( 2) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार 
में निहित हो जाएगी । 


1918 GI/ 2012 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC . 3(ii)] 


अनुसूची 
तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 एक्सटेंशन के 2/ 750 कि . मी से 37 / 800 कि . मी तक ( डिन्डीगुल - थेनी और 
कुमुली सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण | 


| क्रम | जिले | तालुक 
संख्या का नाम | का 


गाँव का । सर्वेक्षण | भूमि का भूमि की क्षेत्रफल | हितबद्व व्याक्ति का नाम । 
नाम संख्या | प्रकार | प्रकृति | (वर्ग मीटर 


नाम 


8 


1 | 2 3 | 4 
| 1 | डिन्डीगुल | अत्तूर | पिल्लयारनाथम 


5 

6 
100/ 6बी | निजी 
100 / 6ई 
101 / 2ए निजी 
101/ 2बी | निजी 


निजी 


शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 


95 गोवथामन पुत्र चन्द्रन 
533 बालासरस्वती पत्नी रामदास 
___ 93 बालासरस्वती पत्नी रामदास 
| 87 कमीशनर पंचायत युनियन अत्तूर 


शुष्क 


104 / 1 | निजी | शुष्क | 


7 


कमीशनर पंचायत युनियन अत्तूर 


104 / 2 


शुष्क 
शुष्क 


105 


108/ 1बी 


शुष्क 


108/ 2 
296 / 1 
296 / 2 | 
296/ 3 | 


निजी । 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


স্থা 
शुष्क 
शुष्क 
शुष्क 


951 गोविन्दम्माल पत्नी अलागार 
290 गोविन्दम्माल पत्नी अलागार 
1900 बालासरस्वती पत्नी रामदास 
3124 बालासरस्वती पत्नी रामदास 

210 पुरुषोत्तमन पुत्र चिथामानायडु 
___ 100 मुथुवाथीयार पुत्र कामतची 

80 कमतचीयम्माल पत्नी कामतची 


297/ 1ए | निजी | शुष्क | 46 पुरुषोत्तमन पुत्र चिथामानायडु । 
297/ 1बी1] निजी शुष्क 400 पुरुषोत्तमन पुत्र चिथामानायडु 
297 / 2बी | निजी 

12 पुरुषोत्तमन पुत्र चिथामानायडु 
299 / 1ए | निजी शुष्क 338 मुथाम्माल पत्नी मुथाईया 

गाउंडर 
299/ 1बी | निजी शुष्क 31 मुथाम्माल पत्नी मुथाईया 

गाउंडर 
300 / 1 | निजी शुष्क 75 मुरलीधरण पुत्र राजशेखरन 
301/ 2 | निजी. शुष्क 200 मुरलीधरण पुत्र राजशेखरन 
307/ 2ए | निजी शुष्क | 139 ।|1. दुराईराज पुत्र गोपालकृष्णन 

2. सुरेश कुमार पुत्र 
गोपालकृष्णन 


307/ 2बी | निजी शुष्क | 30 बालासुब्रामणियन पुत्र रामासामी | 

चेटटीयार 
307/31 निजी | शुष्क | 1100 बालासुब्रामणियन पुत्र रामासामी 

चेटटीयार 


[ भाग II — खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| 1 


2 


| 


3 | 


5 6 
308 / 2 } निजी | 


7 
शुष्क | 752 | 1. पिटचाईमुथु पुत्र पितचामुथु 

सेरवाई 
2. अरोकीयम पुत्र माथालाईमुथु । 
3. एन्थोनी पुत्र माथालाईमुथु 


324 / 1ए || निजी । 


राफ 


[ 


140 


| पिटचाईमुथु पुत्र पितचामुथु 
सेरवाई 
कान्नीक्काईमारी पत्नी अगस्टीन 


324 / 1बी | निजी | शुष्क | 25 


325 / 1 , निजी 


शुष्क | 130 


अरोकीयम पुत्र माथालीमुथु 
सेरवाई 


Total 


10888 


[ फा . सं. भाराराप्रा/ 11013/ एलए/ नोटिफ /पीआईयू - मदुरै/2012 ] 

माया प्रकाश, उप - सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th May, 2012 

S.O . 1232 (E ).- -Whereas by the notification of the Government of India in the 
Ministry of Road Transport and Highways, number S. O.2288( E), dated the 28th September ,2011 , 
published in Gazette of India , Extraordinary Part II , Section 3, Sub- section ( ii) and issued under sub 
section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 ( 48 of 1956) (hereinafter referred to as 
the said Act ), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening / four -laning , etc.),maintenance , 
management and operation ofNational Highway No.45 Extn ., on the stretch of land from Km 2/750 
to Km 37 /800 (Dindigul - Theni and Kumuli Section ) District Dindigul, in the State of Tamil Nadu ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in " The New Indian 
Express" and " Daily " Thanthi ", both dated the 23rd November , 2011 ; under sub-section ( 3) of 
_ section 3A of the said Act ; 

And whereas objection has been received and the same have been considered and 
disallowed by the competent authority ; 

And whereas , in pursuance of sub - section (1) of Section 3D of the said Act , the competent 
authority has submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of 
the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government 


: : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART I - SEC 3(1)] 
hereby declares that the land specified in the Schedule should be acquired for the aforesaid 
purpose; 

And, further , in pursuance of sub- section (2) of section 3D of the said Act, the Central 
Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land 
specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all 
encumbrances. 


8 


533 : 


Dry 


104 / 

11 


Dry 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km . 
2 /750 to Km . 37/ 800 (Dindigul - Thebi and Kumuli Section ) on the National Highway No . 45 Extr ., in the State of 
Tamil Nadu . 

Serial Name of Name of Name of the Survey Type of Nature Area Name of persons 
number the the taluk village bumber land of land in square Interested 
district 

meters) 
1 2 

36 
- 1 Dindigul | Athoor Pillayamatham 100/6B Private Dry 

Gowthaman 

Slo .Chandran 
100/6E ! Private 

Balasarasvathi 

Wo.Ramadoss 
101/2A Private Dry 

Balasarasvathi 

Wlo .Ramadoss 
101/2B Private Dry | 

Commissioner 
Panchayat Union, 

Athoor . 
Private 

Commissioner 
Panchayat Union , 

Athoor 
104 /2 Private 

951 Govindammal 

W /o. Alagar 
105 Private 

290 Govindammal 

Wlo .Alagar 
108 / 1B Private Dry 1900 Balasarasvathi 

Wlo .Ramadoss 
108/2 Private Dry 3124 Balasarasvathi 

W /o .Ramadoss 
296 / 1 Private 

210 Purusothamman 

Slo .Chithamanaidu 
296 /2 Private Dry 

Muthuvathiyar 

Slo.Kamatchi 
296 /3 Private Dry 

Kamatchiammal 

W /o.Kamatchi 
297/ 1A 1 Private Dry 

Purusothamman 

S/o.Chithamanaidu 
| Dry 

Purusothamman 
Islo .Chithamanaidu 


Dry 


Dry 


Dry 


100 


2971B1 


Private 


400 


[ T1 II — OUS 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 TOTT 
297 /2B Private Dry 


12 


9 
Purusothamman 
S /o .Chithamanaidu , 
Muthammal ; 
W /o.Muthaiah Goundar 


299/1A 


Private 


Dry 


F 


338 


299 / 1B 


| 


Private 


Muthammal 
| W /o.Muthaiah Goundar 


300 /1 


Private 


Dry 


75 


301/ 

21 Private 


200 


Muralitharan 
S/ .Rajasekaran 
|Muralitharan 
S /o.Rajasekaran 
1.Durairaj 
S/o .Gopalakrishnan 
12 . Suresh Kumar Slo . 
Gopalakrishnan 


307 /2A 


Private 


Dry 


| 


139 


307 / 2B 


Private 


| 


Dry 


30 


Balasubramanian 
S /o .Ramasamy Chettiar 


307/ 3 


Private 


1100 


Balasubramanian 
| S/0.Ramasamy Chettiar 


308/ 2 


Private 


Dry 


752 


1. Pitchaimuthu 
S/o.Pitchaimuthu Servai 
2.Arockiam 
S /o .Mathalaimuthu 
3.Antony 
S /o.Mathalaimuthu 


324 / 1A 


Private 


140 


Pitchaimuthu 
S/o.Pitchaimuthu Servai 


324 / IB 


324 /1B 


Private 


Dry T 


25 


325 / 1 


| Private 


| 


Dry 


130 


Kaanikkaimari 
W /o .Agastin 
Arockiam 
S /o .Mathalaimuthu 
Servai 


D 


Total 


10888 


A 


[F. No. NHAV11013 /LA Notif /PIU -Madurai/2012 ] 

MAYA PRAKASH , Dy. Secy. 


191896712 - 2 
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


